रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ETr 


.. 


. 


:: 


समामेब - जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


NAMA 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 19 , 2015 / कार्तिक 28 , 1937 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015 / KARTIKA 28 , 1937 


सं . 2461 ] 
No. 2461 ] 


उत्तर पश्चिम रेलवे 

अधिसूचना 

जयपुर , 18 नवम्बर, 2015 
का. आ . 3113( अ).- केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड ( 37क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम 
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित परियोजनाओं 
को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है । 

सारणी 

विशेष रेल परियोजना 
क्रम सं. परियोजना का नाम 

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 
(1) (2 ) 

( 3 ) 
1. थैयात हमीरा - सानू (58.5 किमी) नई लाइन 

राजस्थान 
2. जयपुर- रिंगस - चुरू तथा सीकर - लोहारू ( 320.04 किमी) आमान परिवर्तन 

राजस्थान 
3. सूरतपुरा -हनुमानगढ - श्रीगंगानगर ( 240. 95 किमी) आमान परिवर्तन 

राजस्थान 
4 . अहमदाबाद- हिम्मतनगर - उदयपुर ( 299.2 किमी) आमान परिवर्तन 

राजस्थान , गुजरात 
5. अजमेर - बांगरग्राम (48.43 किमी) दोहरीकरण 

राजस्थान 
6. गुरिया - मारवाड़ ( 43.5 किमी) दोहरीकरण 

राजस्थान 
7. बांगरग्राम - गुरिया – पैच दोहरीकरण (47 किमी) 

राजस्थान 
8. रानी - मारवाड़ - पैच दोहरीकरण ( 54.5 किमी ) 

राजस्थान 
9. अलवर -बांदीकुई (60. 37 किमी) दोहरीकरण 

राजस्थान 
10. भिवानी – भिवानी का परिहार करते हुए रोहतक से हिसार तक यातायात के आवागन हेतु 

हरियाणा 
बाईपास लाईन 
11. रेवाड़ी - सादुलपुर - बाइपास लाईन 

हरियाणा 


[ फा . सं. उ.प.रे/ मुख्यालय / एसएण्डसी / 443599200 ] 

चाहते राम, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण ) 


4843 GI/ 2015 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 3 ) 


NORTH WESTERN RAILWAY 

NOTIFICATION 

Jaipur, the 18th November , 2015 
S . O . 3113 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause ( 37A ) of Section 2 of the Railways 
Act , 1989 , the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project , as 
mentioned in column (2 ) of the table below in the State mentioned in column ( 3 ) of the said table, with effect 
from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

TABLE 

Special Railway Project 
Sl. No . Name of Project 

State /UT 
( 1 ) 

(2) 
1. Thaiyat Hamira -Sanu (58 .5 km ) New Line 

Rajasthan 
2. Jaipur-Ringus-Churu & Sikar-Loharu ( 320.04 km ) Gauge Conversion 

Rajasthan 
3 . Suratpura -Hanumangarh -Sri Ganganagar (240 . 95 km ) Gauge Conversion 

Rajasthan 
4. Ahmedabad -Himmatnagar - Udaipur ( 299.2 km ) Gauge Conversion 

Rajasthan , Gujarat 
5 . Ajmer - Bangurgram ( 48 .43 km ) Doubling 

Rajasthan 
6 . Guriya -Marwar (43 .5 km ) Doubling 

Rajasthan 
7 . Bangurgram -Guriya -Patch doubling (47 km ) 

Rajasthan 
8 . Rani-Marwar Jn .- Patch Doubling (54 .5 km ) 

Rajasthan 
9 . Alwar-Bandikui (60.37 km ) Doubling 

Rajasthan 
10 . Bhiwani-Byepass Line for movement of traffic from Rohtak to Hissar 

Haryana 
avoiding Bhiwani 
11. Rewari -Sadulpur-Byepass line 

Haryana 


[F . No . NWR /HQ/S & C /443599200 ] 
CHAHATEY RAM , Chief Administrative Officer (Construction ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


